भीसगढ़ 


शासन 


पंजीयन क्रमांक 
" छत्तीसगढ़/ दुर्ग / 09/ 2013- 2015. " 


"बिजनेस पोस्ट के अन्तर्गत डाक शुल्क के 
नगद भुगतान (बिना डाक टिकट ) के प्रेषण 
हेतु अनुमत. क्रमांक जी . 2 - 22 - छत्तीसगढ़ 
गजट / 38 सि . से . भिलाई. दिनांक 
30 - 05 - 2001 . " 


सत्यमेव जयते 


छत्तीसगढ़ राजपत्र 

( असाधारण ) 
प्राधिकार से प्रकाशित 


क्रमांक 416 ] 


रायपुर, गुरूवार , दिनांक 11 अक्टूबर 2018 - आश्विन 19 , शक 1940 


इलेक्ट्रॉनिक्स एवं सूचना प्रौद्योगिकी विभाग 
मंत्रालय , महानदी भवन , अटल नगर, रायपुर 


अटल नगर, दिनांक 4 अक्टूबर 2018 

अधिसूचना 


क्रमांक - एफ 4- 32 / 2018 / 56 / इ.सू. प्रौ. - " छत्तीसगढ़ आधार (वित्तीय और अन्य सहायिकियों, प्रसुविधाओं और 
सेवाओं का लक्षित परिदान तथा सूचना का संरक्षण ) अधिनियम, 2018 (क्रमांक 13 सन् 2018 ) (जिसे इसके पश्चात उक्त 
अधिनियम कहा गया है) की धारा 4 में प्रदत्त शक्तियों को प्रयोग में लाते हुए , राज्य शासन , एतद्द्वारा, राज्य की संचित 
निधि से क्रियान्वित की जा रही " छत्तीसगढ़ संचार क्रांति योजना " अंतर्गत हितग्राही को लाभ , सहायिकी , प्रसुविधा या 
सेवा के परिदान हेतु पहचान के लिए निम्नलिखित प्रावधान अधिसूचित करता है 


1. 


पात्र हितग्राही आधार नामांकन होने का प्रमाण प्रस्तुत करें अथवा आधार का प्रमाणीकरण कराएं । 


2. योजना के अंतर्गत लाभ प्राप्त करने के पात्र हितग्राही, जिनके पास आधार नामांकन नहीं है या जिनका अभी 
तक आधार के लिए नामांकन नहीं हुआ है और यदि वह आधार ( नामांकन तथा अद्यतन ) विनियम , 2016 के अंतर्गत 
आधार प्राप्त करने का पात्र हो , से एतद्द्वारा अपेक्षित है कि वह योजना अंतर्गत लाभ प्राप्त करने हेतु पंजीयन फार्म भरने 
के पूर्व आधार प्रमाण पत्र प्राप्त करने के लिए नामांकन करें तथा ऐसे हितग्राही का नामांकन आधार नामांकन केन्द्र ( भारत 
विशिष्ट पहचान प्राधिकरण www. uidai .gov.in) की सूची में उपलब्ध हो । 


3. इस योजना अंतर्गत पात्र हितग्राही को लाभ प्राप्त करने हेतु आवेदन पत्र की पूर्ति करने के समय तक आधार 
संख्या समनुदेशित नहीं की गई है तो उक्त अधिनियम की धारा 3 के अनुसार हितग्राही को लाभ, सहायिकी, प्रसुविधा या 
सेवा के परिदान हेतु पहचान के लिए निम्नलिखित वैकल्पिक दस्तावेज प्रस्तुत करना होगें 


3.1 


3.2 


आयकर विभाग द्वारा जारी स्थायी खाता संख्या ( पैन) कार्ड 
भारत के निर्वाचन आयोग द्वारा जारी मतदाता पहचान पत्र 
भारत सरकार द्वारा जारी पासपोर्ट 
विहित प्राधिकारी द्वारा जारी हथियार का लाइसेंस 


3. 3 


3. 4 


831 


832 


छत्तीसगढ़ राजपत्र, दिनांक 11 अक्टूबर 2018 


3.5 


3.6 


3.7 


3.8 


मोटर वाहन अधिनियम, 1988 ( 1988 का 59) के अंतर्गत लाईसेंस प्राधिकारी द्वारा जारी किया गया 
ड्राइविंग लाइसेंस 
केंद्रीय / राज्य सरकार द्वारा जारी किया गया पहचान पत्र 
सार्वजनिक क्षेत्र उपक्रमों द्वारा जारी किया गया पहचान पत्र 
हितग्राही के फोटो के साथ जारी किया गया राशन कार्ड 
शासकीय महाविद्यालय / विश्वविद्यालय द्वारा जारी किया गया पहचान पत्र 
सांसद / विधायक / समूह ए के राजपत्रित अधिकारी द्वारा पत्र जारी किए गए फोटो वाले पते का 
प्रमाण पत्र 
हितग्राही के फोटो सहित पता दर्शाने वाला प्रमाणपत्र / मान्यता प्राप्त शैक्षणिक संस्थान (केवल विद्यार्थियों 
के लिए ) 
ग्राम पंचायत प्रमुख या उसके समकक्ष प्राधिकारी द्वारा जारी फोटो पहचान प्रमाणपत्र (ग्रामीण क्षेत्रों के 
लिए) 


3.10 


3. 11 


3 .12 


" छत्तीसगढ़ संचार क्रांति योजना अंतर्गत लाभ प्रदान करने के प्रयोजन से उपरोक्त दस्तावेजों की 
जांच कार्यान्वयन एजेंसी के अधिकारियों द्वारा की जाएगी । 


छत्तीसगढ़ के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार , 

एलेक्स पाल मेनन , विशेष सचिव . 


संचालक , मुद्रण तथा लेखन सामग्री, छत्तीसगढ़ द्वारा शासकीय मुद्रणालय ,नया रायपुर से मुद्रित तथा प्रकाशित - 2018. 


